निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 वैशाख 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 418 ) पटना , वृहस्पतिवार , 18 मई 2017 


सं० 4 / ब2 - 10 - 66 / 2012 - 323 गृ0आ0 

बिहार सरकार 

गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


प्रेषक , 


गिरीश मोहन ठाकुर, 
सरकार के अवर सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक0 ) 
बिहार, पटना । 


पटना, दिनांक 13 - 01 - 2017 


अनौपचारिक रूप 
से परामर्शित द्वारा: - 


X वित्त विभाग , बिहार, पटना । 


विषय: 

बिहार पुलिस में अनुबंध पर कार्यरत सैप (स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस कर्मियों के मासिक 
मानदेय में बढ़ोत्तरी यथा: - जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर का मानदेय रू 18000 से 20700 
( अठारह हजार से बीस हजार सात सौ ) सैप जवानों का मानदेय रू 15000 से 17250 
( पन्द्रह हजार से सत्रह हजार दो सौ पचास ) एवं रसोईया का मानदेय रू 11400 से 
13110 ( ग्यारह हजार चार सौ से तेरह हजार एक सौ दस ) रूपये मात्र के स्वीकृति के 

संबंध में । 
बिहार राज्य में उग्रवादियों एवं हिंसात्मक गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रखने हेतु भारतीय सेना से 
सेवानिवृत्त सिपाहियों को बिहार सरकार के संकल्प सं0 - 3379 दिनांक 27.03.2006 द्वारा निम्नलिखित मानदेय एवं 
सुविधाओं के साथ अनुबंध पर नियोजित करने का निर्णय लिया गया था । 

(I) प्रत्येक को 10 , 000 / - (दस हजार ) रूपये प्रतिमाह अनुबंध राशि . 

वर्दी एवं जूता आदि हेतु 2600 / - ( दो हजार छ: सौ ) रूपये एकमुश्त राशि . 
( III) कर्त्तव्य के क्रम में यात्रा एवं दैनिक ठहराव भत्ता, जो बिहार पुलिसकर्मियों को देय है , 


( II) 


वर्दी 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 मई 2017 
(IV) कर्त्तव्य पर मारे जाने पर प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक के आश्रित को 10,00,000 / - ( दस 

लाख ) रूपये अनुग्रह अनुदान . 
( V ) कर्त्तव्य पर नियुक्त प्रत्येक सैनिक को एक वर्ष में केवल 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश. 
( 2). विभागीय संकल्प सं0 - 3437 दिनांक 27. 04. 2010 द्वारा सैप जवान के मानदेय में वृद्वि करते हुये उसे 
रू0 12000 ( बारह हजार) प्रतिमाह किया गया तथा सैप जवानों के साथ - साथ सैप के रसोईया को रू0 8400 ( आठ 
हजार चार सौ ) एवं जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर को रू0 15000 ( पन्द्रह हजार) रूपये प्रतिमाह भुगतान के आधार पर 
नियोजित किए जाने की स्वीकृति दी गई थी । 

(3). पुन: विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 - 648 दिनांक 27.01. 2014 द्वारा सैप बल के सभी स्तरों पर मासिक 
मानदेय रू0 3000 / - ( तीन हजार ) रूपये की वृद्धि की गई । फलस्वरूप सैप जवान का मानदेय 12000 / - ( बारह 
हजार) से बढ़ाकर 15000 / - (पन्द्रह हजार ) रूपये, रसोईया का मानदेय 8400 / - ( आठ हजार चार सौ ) रूपये, से 
बढ़ाकर 11400 / - (ग्यारह हजार चार सौ ) रूपये एवं जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर का मानदेय 15000 / - ( पन्द्रह 
हजार ) रूपये से बढ़ाकर 18000 / - ( अठारह हजार) रूपये मात्र प्रतिमाह करते हुए नियोजित किए जाने की स्वीकृति 
दी गई थी । 

(4 ) वर्तमान समय में मूल्यवृद्वि को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सैप बल के सभी स्तरों पर मासिक 
मानदेय में 15 % (पन्द्रह प्रतिशत ) की दर से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है । उक्त दर से वृद्धि के फलस्वरूप 
जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर का मानदेय 18000 / - ( अठारह हजार ) से बढ़ाकर 20700 / - (बीस हजार सात सौ ) 
रूपये , सैप जवान का मानेदय 15000 / - ( पन्द्रह हजार) से बढ़ाकर 17250 / - ( सत्रह हजार दो सौ पचास ) रूपये 
एवं रसोईया का मानदेय 11400 / - (ग्यारह हजार चार सौ ) से बढ़ाकर 13110 / - ( तेरह हजार एक सौ दस ) रूपये 
मात्र प्रतिमाह की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

(5 ) उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सैप बल के वेतन मद में वर्तमान में उपलब्ध कुल सैप बल - 6173, 
( जे0सी0ओ0 - 66, सैप जवान - 6017 एवं सैप रसोईया - 90) हेतु अनुमानित वार्षिक व्यय 16,64,44,200 / - ( सोलह 
करोड़ चौंसठ लाख चौवालीस हजार दो सौ ) रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार होगा । (व्यय विवरणी संलग्न ) 

विश्वासभाजन, 
गिरीश मोहन ठाकुर , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 418-57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


